निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1932 ( श० ) 
( संo पटना 625 ) पटना , वृहस्पतिवार , 26 अगस्त 2010 


सं0 2 / सी0 - 10143 / 2006 - सा0प्र0 - 7078 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


21 जुलाई 2010 
श्री राहुल , बि0प्र0से0 , कोटि क्रमांक 1148 / 08 तत्कालीन अंचल अधिकारी सदर - सह - सहायक निर्वाची 
पदाधिकारी ( प0) मतगणना सदर, छपरा के विरूद्ध जिला परिषद् सदस्य पद के 14 सदर छपरा भाग - 1 के 
मतगणना में संदिग्ध मतपत्रों की जाँच के उपरांत मिले वैध मतपत्रों के निर्णय में लापरवाही बरते जाने , अवैध 
मतपत्रों के बंडल में वैध मतपत्रों के डालने के कारण निर्वाचन परिणाम में बाधा पडने, मतगणना सहायक एवं 
पर्यवेक्षक द्वारा प्रपत्र - 20 के अभ्यार्थियों के नाम में उलटफेर कर वैध मतपत्रों की संख्या दर्ज की थी जिसकी जाँच 
नहीं करने, मतगणना के संकलित आंकडो की गहन जाँच नहीं किये जाने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, 
सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( प०) सारण , छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया था । 

जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी (प० ), सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोप के 
आलोक में आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर राज्य निर्वाचन 
आयोग , बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार श्री राहुल को बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 14 संशोधित अधिसूचना संख्या 666 , दिनांक 10 
फरवरी 2010 के आलोक में चेतावनी की सजा दी जाती है , जिसकी प्रविष्टी उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति 
( 2006 - 07) में की जायगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 अगस्त 2010 


आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 


तथा संबंधित पदाधिकारी को इसकी प्रति दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 625 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


